am बालीगंज हक 
कोलकाता 760019 


कक्षा अष्टम 


(सहायक पुस्तिका) 


“काजेर माझे बिज्ञान' के 


तृतीय संस्करण का हिन्दी रूपांतर 


राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (प. बं.) 
25/3, बालीगंज सर्कुलर रोड 
कोलकाता-700 019 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 


कक्षा अष्टम 


(सहायक पुस्तिका) 


, विद्यार्थी का नाम 


. माता का नाम 


. पिता का नाम 


विद्यालय का नाम 


राज्य शिक्षा अनुसंघान एवं प्रशिक्षण परिषद (प. बं.) 
25/3, बालीगंज सर्कुलर रोड, 
कोलकाता-700 019 


: प्रस्तावना : 


राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा (2005) में विद्यालय के पठन-पाठन के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण विचार उभर कर आये 
हैं | उल्लेख किया गया है “(क) ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना; (ख) पढ़ाई रटन्त प्रणाली से मुक्‍त हो यह सुनिश्चित 
करना; (ग) पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन कि वह बच्चों को बहुमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए बजाए इसके कि 
पाठ्यपुस्तक-केंद्रित बन कर रह जाए; (घ) परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना; 
और (ड) एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य-व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएँ समाहित हों 1” 


2005-06 शिक्षा-वर्ष से राज्य शिक्षा अनुसंधान एवम्‌ प्रशिक्षण परिषद (पश्चिम बंगाल) ने सभी के वास्ते विज्ञान शिक्षा 
पद्धति के लिए हाथ, कलम और कार्य के माध्यम से विज्ञान शिक्षा के आयोजन का एक प्रकल्प ग्रहण किया था । इस प्रकल्प 
के अनुरूप राज्य के विभिन्न जिलों के विद्यालयों के शिक्षक, विज्ञानी, ज्ञानी एवम्‌ सम्मानित व्यक्तियों को लेकर कार्यशाला / 
संगोष्ठी का आयोजन किया गया था | इन कार्यशाला / संगोष्ठी के मुख्य सुझाव थे -- 


(क) पश्चिम बंग मध्य शिक्षा परिषद की कक्षा षष्ठ, सप्तम एवम्‌ अष्टम के विज्ञान एवम्‌ भूगोल विषय के पाठ्यकम के अनुसार 
जिन इकाइयों में कार्य करने का अवसर है, उन्हें चिह्नित करना होगा | 


(ख) चिह्नित किये गये कार्यो को शिक्षार्थी सुलभ रूप से उपलब्ध उपकरणों द्वारा प्रत्येक विषय के लिए सप्ताह में कम से कम 
एक दिन प्रस्ताव के अनुसार संशोधनी पाठ एवम्‌ संगी शिक्षण सामूहिक रूप से कर पाएं, ऐसा प्रयास करना होगा । 


(ग) कार्य पृष्ठ का विवरण सरल भाषा में लिखना होगा जिससे कार्य परीक्षा शिक्षार्थी स्वयं कर सकें । 


(घ) प्रत्येक कार्य का संपादन करने के पश्चात्‌ शिक्षार्थी पर्यवेक्षण, कार्य-कारण की व्याख्या, सिद्धान्त निरूपण, कार्य के संबंध 
में प्रश्न एवम्‌ इस कार्य की वैकल्पिक पद्धति स्वयं लिख पायेंगे, इस उद्देश्य से कार्य पृष्ठों को सजाना होगा | 


इन परामर्शो को वास्तविक रूप प्रदान करने हेतु राज्य शिक्षा अनुसंघान एवम्‌ प्रशिक्षण परिषद (पश्चिम बंजाल) की तरफ 
से 2007-08 में कार्य के माध्यम से विज्ञान नामक एक सहायक पुस्तक (षष्ठ, सप्तम, अष्टम कक्षा के लिए उपयुक्त कार्य पृष्ठ 
से सलंग्र) प्रकाशित की गई है । इस सहायक पुस्तक के पुनरावलोकन के संदर्भ में राज्य एवम्‌ जिलास्तर के विद्यालयों के 
शिक्षकों, वैज्ञानिकों, आग्रही गुणीजन एवम्‌ विशिष्ट ज्ञानी व्यक्तियों के साथ संगोष्ठी/कार्यशाला का आयोजन किया गया था । 


पश्चिम बंग सर्वशिक्षा मिशन के आवेदन के अनुसार षष्ठ, सप्तम एवम्‌ अष्टम श्रेणी के लिए अलग-अलग “कार्य के माध्यम 
से विज्ञान” नामक सहायक पुस्तिका तैयार की गयी जिनमें साधारण विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीवन विज्ञान, भूगोल एवम्‌ 
परिवेश परिचय विषयों में उन कार्यों का चयन किया गया है जो शिक्षार्थी सुलभ रूप से उपलब्ध उपकरणों का व्यवहार कर स्वयं 
सम्पन्न कर पायेंगे । कार्य करने के उपरान्त विद्यार्थी आपस में आलोचना करेंगे, प्रश्न करेंगे, इसके विषय में चिन्तन करेंगे, 
पर्यवेक्षण करेंगे, सिद्धान्त ग्रहण करेंगे एवम्‌ सहायक पुस्तिका के कार्य-पृष्ठों पर लिखकर अपने को व्यक्त करेंगे | इस तरह 
आशा की जा सकती हैं कि शिक्षार्थी सम्पूर्ण रूप से पाठ में नियोजित रहेंगे । कार्यो को सामूहित रूप से करने पर भी कार्य- 
पृष्ठों पर इकाई रूप में ही लिखेंगे । 


पश्चिम बंग सर्वशिक्षा मिशन द्वारा अनुमोदित प्रकल्प के अनुसार कार्य के माध्यम से विज्ञान नामक तीन अलग-अलग 
सहायक पुस्तिका (षष्ठ, सप्तम एवम्‌ अष्टम्‌ श्रेणी के लिए) प्रकाशित कर हम अत्यंत आनन्दित हें । 


पश्चिम बंग मध्य शिक्षा परिषद की विज्ञप्ति के अनुसार पर्षद अनुमोदित प्रत्येक विद्यालय के षष्ठ, सप्तम एवम्‌ अष्टम्‌ श्रेणी 


के लिए साप्ताहिक समय सारणी में संशोधनी पाठ एवम्‌ संगी शिक्षण (Remedial Feedback lesson and peer learning) के लिए , 


जो पीरियड नियत है वे कार्य के माध्यम से विज्ञान के कार्यपृष्ठ संपादित करने के लिए उपयुक्त हो सकते हैं । 


जिला स्तर पर विभिन्न कार्यशाला/संगोष्ठी से षष्ठ, सप्तम, अष्टम कक्षा के सामान्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीवन विज्ञान, 
भूगोल और परिवेश परिचय के विषय में संग्रहित कार्य पृष्ठों का परीक्षण करके 'कार्य के माध्यम से विज्ञान” के सम्पादन कार्य 
में जिन विशिष्ट व्यक्तियों की सहायता हमें मिली है, उनके नाम की तालिका प्रकाशित की जयी है और संस्था की ओर से उनके 
प्रति आभार व्यक्तकिया जाता है । 


षष्ठ, सप्तम, और अष्टम कक्षा के लिए अलग से “कार्य के माध्यम से विज्ञान” पं. बंजाल सर्वशिक्षा मिशन के आर्थिक 
अनुदान से इस सहायक पुरितका के प्रकाशन के लिए व्यय वहन किया गया । 


श्री हीरक कुमार बारिक, रिसर्च फेलो, श्रीमती श्रीदेवी दासगुप्ता, रिसर्च फेलो और श्रीमती अनसूया राय चौधरी, जूनियर 
रिसर्च फेलो (सर्वशिक्षा अभियान), राज्य शिक्षा अनुसंघान और प्रशिक्षण परिषद (प. बं.)- की ओर से षष्ठ, सप्तम, अष्टम श्रेणी 
के लिए तैयार की गयी “कार्य के माध्यम से विज्ञान ” सहायक पुस्तिका के कार्य पृष्ठों के सम्पादन कार्य में सहयोग किया 
है । इस पुस्तिका के हिन्दी संस्करण की प्रस्तुति में डा० सरजू प्रसाद यादव, श्री प्रमोद कुमार तिवारी, श्री हरिनन्दन राय, श्री 
संजय कुमार सिंह, श्रीमति सुजाता जयसवाल, श्रीमति सुरति सेन, श्री प्रोजेन मण्डल, श्री नीलेश कुमार सिंह, डा० अनिल कुमार 
सिंह, रश्मि सिंह पाण्डेय और रामकेश सिंह ने अनुवादक के रूप में अपना योगदान दिया है । 


पश्चिमबंग मध्य शिक्षा पर्षद द्वारा अनुमोदित प्रत्येक विद्यालय में षष्ठम, सप्तम और अष्टम श्रेणी की समय सारणी में सप्ताह 
के संशोधनी पाठ और संगी शिक्षण के लिए निर्धारित पीरियड में यदि विद्यार्थी सामूहिक तौर पर कार्यो को करें और उनका 
मूल्यांकन किया जाये तो हमारा मानना है कि कार्य-पृष्ठ आलोच्य पाठ के संशोधनी पठन-पाठन में सहायक होंगे । 


इस सहायिका में दिये गये कार्यो को परिमार्जित करने और नये-नये नमूना कार्य तैयार करने की संभावना भी अवश्य 
रहेगी । हमें आशा है कि विद्यालय स्तर पर कार्य के दौरान शिक्षार्थी, शिक्षक-शिक्षिका एवं शिक्षण से सम्बद्ध व्यक्तियों से सुझाव 


एवं कुछ नये नमूना कार्य प्राप्त होंगे और आगामी दिनों में उनको शामिल कर सहायिका के परवर्ती संस्करण प्रकाशित किये जा 
सकेंगे | 


इस सहायक पुस्तिका के संबंध में विद्यार्थियों, शिक्षक-शिक्षिकाओं, विद्वानों, विज्ञानियों एवं आग्रही व्यक्तियों के विचार 
साग्रह ग्रहण किये जायेंगे तथा यह सहायक पुस्तिका षष्ठ, सप्तम एवं अष्टम श्रेणी के सामान्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीवन 
विज्ञान, भूगोल एवं परिवेश परिचय जैसे विषयों के पठन-पाठन में यदि सहायता प्रदान करती है तो हमारा प्रयास सार्थक माना 
जायेगा । 


अध्यापक रथीन्द्रनाथ दे 
अधिकारी 

राज्य शिक्षा गबेशना व 

प्रशिक्षण परिषद (पं. व.) 


| 


कार्य पृष्ठ संख्या 


Senn जि IS Bean के वो, है 
HN RS DM PPP, ता रे 


29. 


2225 
MIN eNOS 


: विषय सूची : 
विषय 


समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित तथा असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं 
समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं 

साधारण तापकम पर ऑक्सीजन गैस तैयार करने की विधि 
साधारण तापकम पर हाईड्रोजन गैस तैयार करने की विधि 
आक्सीजन के संयोग के फलस्वरूप ऑक्सीकरण होता है 
ऑक्सीजन के वियोग के फलस्वरूप अवकरण होता है 

कार्बन डाई अक्साईड गैस के गुणों का परीक्षण 

अम्ळ और क्षार के गुण के सम्बन्ध में धारणा 

क्षार के गुण सम्बन्ध में धारणा 

चुम्बकीय एवं अचुम्बकीय पदार्थो को पहचानना 

चुम्बकीय एवं अचुम्बकीय पदार्थों का पृथकीकरण 

चुम्बक के गुण के सम्बन्ध में धारणा 

चुम्बकीकरण के सम्बन्ध में धारणा 

घर्षण के फलस्वरूप विद्युत उत्पत्ती का प्रमाण 

चुम्बक के देशिक गुण के सम्बन्ध में धारणा 

विद्युतीय चुम्बक के गुण के सम्बन्ध में धारणा 

विद्युत धारा एवं आयन के सम्बन्ध में धारणा 

हाईड्रोजन के वियोग से ऑक्सीजन होता है 

अम्ल AR क्षार के गुण के सम्बन्ध में धारणा 

समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं 

चुम्बकीय प्रेरण-आवश्यक शर्त के सम्बन्ध में धारणा 

उष्मा के प्रवाह पद्धति सम्बन्धी धारणा 

उष्मा के सुचालक और कुचालक पदार्थो के सम्बन्ध में धारणा 
विद्युत चालक के तार की लम्बाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है 
रासायनिक प्रतिकिया के फलस्वरूप उष्मा उत्पन्न होती है 
कक्षा में कार्बन डाई आक्साइड गैस तैयार करना 

चुम्बकीय प्रेरण - क्षणिक उष्मा देने से चुम्बकत्व लुप्त हो जाता है 
सभी पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती 

मुख गुहा में शक्क]रकंद के पाचन के संबंध में जानकारी 
परासरण विधि के विषय में जानकारी 

परिवहन विधि के विषय में जानकारी 

प्राणी कोशिका पर्यवेक्षण 

मनुष्य के हृदय पिण्ड की लयबद्धता संकुचन एवम्‌ प्रसार के संबंध में जानकारी 


od 
cd 


N 
535 ७ 00 ३०७० ०ए + ९० ७ -* 


N= 
@ D 


14 


34. 
35. 
36. 
37. 


38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 


47. 
48. 


नम 


पौधों में जल अवशोषण की विधि 

विसरण विधि 

पौधों में वाष्पोत्सर्जन की विधि 

पादप कोशिका का पर्यवेक्षण 

पादप एवम्‌ प्राणी कोशिका के विभिन्न को कोशिकांगों के विषय में जानकारी 
लक्षण के आधार पर प्राणी की पहचान 

हृदय की लयबद्धता से संबंधित जानकारी 

अवसादी चट्टानों का स्तर विन्यास 

जीवाश्मों की उत्पत्ति 

उष्ण वायु हल्की व उर्ध्वगामी होती है 

फेरेल का नियम पृथ्वी के दैनिक गति के प्रभाव से स्थाई वायु प्रवाह के गति में विक्षेप 
चट्टानों की विशेषता का निर्धारण और पहचान 

षद्र पारिस्थितिक तंत्र के सजीव एवम्‌ निर्जीव उपादान 

छाल के लक्षण के अनुसार पेड़ की पहचान 

इलाके के पानीय जल की प्रकृति के संबंध में जानकारी 


विद्यार्थी के कार्य का सतत्‌ एवं सामग्रिक मूल्यांकन 


34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 


क--ग 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 
कार्य पृष्ठ संख्या - 1 


कक्षा - अष्टम 
विषय - भौतिक विज्ञान विद्यालय का नाम 
मुख्य इकाई - स्थिर विद्युत कार्य करने वाले विद्यार्थियों के नाम (दस से अधिक नहीं) 


उप इकाई - घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेशयुक्त वस्तुओं में 
आकर्षण और विकर्षण गुण। 

क्या सीखेंगे - समान विद्युतीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित 
तथा असमान विद्युतीय आवेश एक दूसरे को 
आकर्षित करते हैं 


सामान्य निर्देश : विवरण के अनुसार कार्य स्वयं करें, कार्य पृष्ठो के रिक्त स्थानों 
शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के 
आवश्यक उपकरण :- 

* दो खाली काँच के बोतल या प्लास्टिक के बोतल * बालू * धागा * सूखी लकड़ी की छड़ी * एक काँच की छड़ी * कलम - दो 


1. दो खाली काँच या प्लास्टिक की बोतल के or ei ei: 
आधे भाग को बालू से भरा गया। इसके बाद a, SE 
सूखी लकड़ी के तीन समान टुकड़े करके 6१ 
चित्र के अनुसार स्टैण्ड तैयार किया गया। 

2. चित्र के अनुसार काँच की छड़ी एवं कलम 
को उपयुक्त स्थान पर धागे से बाँधकर लटका दिया गया। 

3. अब दूसरे कलम को सिर के बाल से कई बार घर्षण कर, काँच की छड़ी 
एवं झुलते हुए कलम के समीप लाया गया। 

4. इसके बाद झुलती हुई कलम को सिर के बाल से रगड़ कर तथा हाथ 
वाली कलम को सिर के बाल के साथ घर्षित कर झूलती हुई कलम के 

समीप लाया गया । 


की पूर्ति अपने शब्दों में करें । कार्यपृष्ठ शिक्षक/ 
नह में किया जा सकता है । 


कलम 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हॉ. तो कैसे? 


इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्न हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


(1) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 

कार्य पृष्ठ संख्या - 2 

कक्षा - अष्टम 

विषय - भौतिक विज्ञान 

मुख्य इकाई - स्थिर विद्युत 

उप इकाई - घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेशयुक्‍त वस्तुओं में 
आकर्षण और विकर्षण गुण 

क्या सीखेंगे - समान विद्युतीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित 
करते हें 


सामान्य निर्देश : विवरण के अनुसार कार्य स्वयं करें, कार्य पृष्ठो के रिक्‍त स्थानों की पूर्ति अपने शब्दों मे कर | कार्यपृष्ठ शिक्षक/ 
शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के में किया जा सकता है । 


आवश्यक उपकरण :- * साधारण जल के बोतल का आधा कटा अंश * '2' आकृति का तौबे का तार : अल्यूमिनियम की पतली 
पत्ती या सिगरेट के पैकेट के भीतर का चमकीला कागज * एक ठक्कन * एक कंघी या कलम 


सर्वप्रथम बोतल के अधकटे अंश के 
भीतरी भाग को सूखे कपड़े से भली 
भाँति पोछकर सुखा लिया गया। अब 
“2? आकृति वाले ताँबे के तार को 

। चित्र के अनुसार लगाया गया । 


u || चमकीला कागज 


ren jo बोतल का आघा 
कटा अंश 


2. / पतले चमकीले कागज को दो-मोड़ करके तार के ऊपर रखा गया। 
अब ढक्कन के द्वारा बोतल के मुँह को बंद कर दिया गया । 

एक कंघी को सूखे हुए सिर के बाल से कई बार रगड़ कर ताँबे के 
तार के बाहरी अंश के समीप लाया गया | 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ- तो कैसे? 


इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्‍न हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 

कार्य पृष्ठ संख्या - 3 दिनांक 
कक्षा - अष्टम 
विषय - भौतिक विज्ञान विद्यालय A... see 
मुख्य इकाई - दो साधारण गैस-आक्सीजन और हाइड्रोजन | कार्य करने वाले विद्यार्थियों के नाम (दस से अधिक नहीं) 
उप इकाई - कक्षा में आक्सीजन गैस तैयार करना |. दण... नान 
क्या सीखेंगे - साधारण तापकम पर आक्सीजन गैस तैयार | वा हवा 

करने के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त होगी | ०००००००००0 रान 


सामान्य निर्देश : विवरण के अनुसार कार्य स्वयं करे, कार्य पृष्ठों के रिक्‍त स्थानों की पूर्ति अपने शब्दों में करे । कार्यपृष्ठ शिक्षक/ 
शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के समूह में किया जा सकता है । 
आवश्यक उपकरण :- * एक 100 ०.०. की काँच या प्लास्टिक की बोतल * बोतल में लगा एक छिद्रयुक्त ढक्कन जिससे एक 
काँच या प्लास्टिक की नली को डाला जा सके (डाठ पेन की खाली रीफिल भी उपयुक्‍त है) * 10% हाइड्रोजन पाराक्साइड (H,O,) 
* मैंगनीज डाईआक्साईड 


कार्य विवरण 


बोतल मे 30c.c. 10% ॥,0, एवं छोटे चम्मच का चौथाई भाग 
मैंगनीज डाईआक्साईड लेकर उन्हें भली भाँति मिलाया गया | 

बोतल को छिद्रयुक्त ढक्कन से बंद किया गया । छिद्र में निकास 
नली लगाई गई । निकास नली के दूसरे भाग को एक लम्बे काँच 


के ग्लास में रखा गया | 
एक लौ-रहित जलती हुई तीली ग्लास में डाली गई । 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ तो कैसे? 


इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्‍न हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


(3) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 
कार्य पृष्ठ संख्या - 4 दिनांक 
कक्षा - अष्टम 
विषय - भौतिक विज्ञान विद्यालय की नाग En 
मुख्य इकाई - दो साधारण गैस-आक्सीजन और हाइड्रोजन | कार्य करने वाले विद्यार्थियों के नाम (दस से अधिक नहीं) 
उप इकाई - कक्षा में हाइड्रोजन गैस तैयार करना. ||. ............................ 
क्या सीखेंगे - साधारण तापकम पर हाइड्रोजन गैस-तैयार | mi. 
करणा ७५०0८0 Loo MO मा न 


न्न. 


सामान्य निर्देश : विवरण के अनुसार कार्य स्वयं करे, कार्य पृष्ठो के रिक्‍त स्थानो की 
शिक्षिका को जमा करें | कार्य दस विद्यार्थियों के में किया जा सकता है । 
आवश्यक उपकरण :- * व्यापारिक जस्ते का टुकड़ा/मैगनेसियम फीता/जंग रहित लोहे का चूर्ण * तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 
* ठेस्ट ट्यूब 


टेस्ट टयूब में 50.०. तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेकर उसमें व्यापारिक 

जस्ते का 2-3 टुकड़ा डाला गया । 

2. अब अंगूठे से टेस्ट ट्यूब का मुँह बंद कर दिया गया । 

3. अन्य एक विद्यार्थी माचिस की तीली जलाएगा और टेस्ट ट्यूब के 
मुँह पर से अंगूठे को हटाने के पश्चात जलती हुई तीली को 
ट्यूब के मुँह में रखने पर क्या होता है, इसका निरीक्षण किया 

जायेगा | 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ- तो कैसे? 


इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्‍न हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


(4) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 
कार्य पृष्ठ संख्या - 5 
कक्षा - अष्टम 
विषय - भौतिक विज्ञान 
मुख्य इकाई - आक्सीकरण एवं अवकरण 
उप इकाई - आक्सीकरण 
क्या सीखेंगे - आक्सीजन के संयोग के फलस्वरूप 
आक्सीकरण होता है 


सामान्य निर्देश : विवरण के अनुसार कार्य स्वयं करें, कार्य पृष्ठो के रिक्‍त स्थानों की पूर्ति अपने शब्दों में करे | कार्यपृष्ठ शिक्षक/ 
शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के में किया जा सकता है । 


आवश्यक उपकरण :- * मैग्रेशियम का फीता * एक चीनी मिट्टी का पात्र * मोमबत्ती * एक चिमटा / सड़सी * माचिस 


कार्य विवरण 


मोमबत्ती को जलाकर टेबल पर रखा गया | 

मैज्नेशीयम के फीते के 3 इंच लम्बे टुकड़े को चिमटे की सहायता 
से मोमबत्ती की लौ पर रखा गया | 

चीनी मिट्टी के पात्र में राख को एकत्रित किया गया | 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ तो कैसे? 


इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रशन हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


(5) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 

कार्य पृष्ठ संख्या - 6 

कक्षा - अष्टम 

विषय - भौतिक विज्ञान 

मुख्य इकाई - आक्सीकरण एवं अवकरण 

उप इकाई - अवकरण 

क्या सीखेंगे - किसी भी यौगिक से आक्सीजन या अन्य 
कोई विद्युत ऋणात्मक अवयव के वियोग के 
फलस्वरूप अवकरण होता है 


रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने शब्दों में करें । कार्यपृष्ठ शिक्षक/ 
में किया जा सकता है । 


एक काँच के ग्लास में जल लेकर उसमें तूतिया (कापर सल्फेट) 


को घोला गया । 

उसमें एक लोहे की कील /चाकू (जिसके ऊपरी सतह को भलीभांति 
रगड़ कर जंग रहित किया गया है) को डुबोया गया । 

कुछ समय पश्चात्‌ यह निरीक्षण करो कि कील या चाकू के ऊपर 
कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं । 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ तो कैसे? 
इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्न हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


(6) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 
कार्य पृष्ठ संख्या - 7 


कक्षा - अष्टम 
विषय - भौतिक विज्ञान विद्यालय का नाम 
मुख्य इकाई - कार्बन कार्य करने वाले विद्यार्यियो के नाम (दस से अधिक नहीं) 


उप इकाई - कार्बन डाई आक्साईड गैस का गुण। 
क्या सीखेंगे - कार्बन डाई अक्साईड गैस के गुण के सम्बन्ध 
में धारणा 


सामान्य निर्देश : विवरण के अनुसार कार्य स्वयं करें, कार्य पृष्ठं के रिक्‍त स्थानों की पूर्ति अपने शब्दों में करे । कार्यपृष्ठ शिक्षक/ 
शिक्षिका को जमा करें | कार्य दस विद्यार्थियों के समूह में किया जा सकता है । 
आवश्यक उपकरण :- * एक प्लास्टिक की छोटी (200 ०.०.) शीतल पेय या जल की बोतल * सिरका/एसिटिक एसिड * 
खानेवाला सोडा (Baking Soda) या सोडियम बाई कार्बोनेट * धूपबत्ती 


कार्य विवरण 


बोतल के एक चौथाई भाग (50 ०.०.) तक सिरका / एसिटिक 
एसिड डाला गया | 

अब चम्मच के जरिये से खाने वाला सोडा (Baking Soda) या 
सोडियम बाइ कार्बोनेट बोतल में डाले गये सिरका/एसिटिक एसिड 


में डाला गया । 
एक जलती हुई धपबत्ती उस बोतल के अन्दर प्रवेश कराई 
गयी । 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ तो कैसे? 


इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्‍न हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


(7) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 
कार्य पृष्ठ संख्या - 8 
कक्षा - अष्टम 
विषय - भौतिक विज्ञान 
मुख्य इकाई - अम्ल, भस्म एवं क्षार 
उप इकाई - अम्ल, भस्म एवं क्षार 
क्या सीखेंगे - अम्ल और क्षार के सम्बन्ध में साधारण धारणा 
बनेगी 


सामान्य निर्देश : विवरण के अनुसार कार्य स्वयं करे, कार्य पृष्ठों के रिक्‍त स्थानों की पूर्ति अपने शब्दों में करे | कार्यपृष्ठ शिक्षक) 
शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के में किया जा सकता है । 


आवश्यक उपकरण :- * नींबू * हल्दी का चूर्ण (पीसी हुई हल्दी) * चूने का पानी * दो काँच के ग्छास 


: एक छोटे काँच के ग्लास में अल्प मात्रा में नींबू का रस लो । 
2. इस ग्लास में थोड़ा हल्दी का चूर्ण डालकर देखो । 

3. दूसरे ग्लास में चूने का पानी डालकर उसमें हल्दी का चूर्ण डालकर 
देखो । 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ- तो कैसे? 
इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्न हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


हाँ 


(8) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 
कार्य पृष्ठ संख्या - 9 
कक्षा - अष्टम 
विषय - भौतिक विज्ञान 
मुख्य इकाई - अम्ल, भस्म एवं क्षार 
उप इकाई - अम्ल, भस्म तथा क्षार के गुण 
क्या सीखेंगे - क्षार के गुण के सम्बन्ध में धारणा 


सामान्य निर्देश : विवरण के अनुसार कार्य स्वयं करे, कार्य पृष्ठो के रिक्‍त स्थानों की पूर्ति अपने शब्दों मे करें | कार्यपृष्ठ शिक्षक/ 
शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के में किया जा सकता है | 


आवश्यक उपकरण :- * मैग्रेशियम का फीता * ड्रापर * एक छोटे काँच का ग्लास * चिमटा * फेनोप्थालीन * मोमबत्ती 


कार्य विवरण 


मोमबत्ती को जलाकर चिमटे की सहायता सें मैग्नेशियम के फीते 
को जलती हुई मोमबत्ती की लौ पर रखेंगे । 

जो राख उत्पन्न हुई उसे काँच के ग्लास में रखा गया तथा उसमें 
थोड़ा जल मिलाया गया। 


अब ड्रापर की सहायता से फेनाप्यालीन की कुछ बूंदे ग्लास में रखे 
गये द्रव में डाली गयी । 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ तो कैसे? 


इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्‍न हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


(9) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 
कार्य पृष्ठ संख्या - 10 
कक्षा - अष्टम 
विषय - भौतिक विज्ञान 
मुख्य इकाई - चुम्बक 
उप इकाई - चुम्बक का गुण 
क्या सीखेंगे - चुम्बकीय तथा अचुम्बकीय पदार्थो को पहचानना 


Sn 


सामान्य निर्देश : विवरण के अनुसार कार्य स्वयं करे, कार्य एष्ठों के रिक्‍त स्थानों की 
शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के में किया जा सकता है | 


आवश्यक उपकरण :- * छड़ चुम्बक * लकड़ी का बुरादा, काँच की चूड़ी, कागज, खुदरा पैसा (सिक्के), लोहे की चाबी, स्टील 
की छुरी, चाक 


छड़ चुम्बक को कमश: लकड़ी के बुरादे, काँच की चूड़ी, सिक्के 
(खुदरा पैसे), चाक, लोहे की चाबी, स्टील की छुरी इत्यादि 
के समीप लाओ | 

उपरोक्त वस्तुओं के गुणों के अनुसार उन्हें दो भागों में 


विभक्त करो । 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ. तो कैसे? 
इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्‍न हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


(10) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 
कार्य पृष्ठ संख्या - 11 


कक्षा - अष्टम 
विषय - भौतिक विज्ञान विद्यालय का नाम 
मुख्य इकाई - चुम्बक कार्य करने वाले विद्यार्थियों के नाम (दस से अधिक नहीं) 
_ उप इकाई - चुम्बक का गुण, चुम्बकीय एवं अचुम्बकीय 
पदार्थ 
क्या सीखेंगे - चुम्बकीय एवं अचुम्बकीय पदार्थों का 
प्रथकीकरण 


[सामान्य निर्देश : विवरण के अनुसार कार्य स्वयं करें, कार्य पृष्ठों के रिक्‍त स्थानों की पूर्ति अपने शब्दों में करें । कार्यपृष्ठ शिक्षक/ 
शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के समूह में किया जा सकता है । 
आवश्यक उपकरण :- * BE चुम्बक * लोहे का चूर्ण, लकड़ी का बुरादा (चूर्ण), चाक का चूर्ण 


1. दो अलग-अलग कागज में लोहा और लकड़ी के चूर्ण को रखकर 
दोनों कागज के ऊपर चुम्बक को रखा गया । 

2. लोहे का चूर्ण और लकड़ी का चूर्ण साथ मिलाकर उसके ऊपर 
चुम्बक को रखा गया | 

3. ठीक एक ही प्रकार से चाक का चूर्ण और लोहे के चूर्ण को मिलाकर 
अलग किया गया । 

4. ध्यान दें कि लोहे का चूर्ण चुम्बक के किस भाग पर ज्यादा / कम 
लगा है । 

5. अब 88 चुम्बक को कागज में मोड़कर उपरोक्त परीक्षण को 

दुहराया गया | 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ" तो कैसे? 


_ इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्न हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


(11) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 
कार्य पृष्ठ संख्या - 12 
कक्षा - अष्टम 
विषय - भौतिक विज्ञान 
मुख्य इकाई - चुम्बक 
उप इकाई - चुम्बक का गुण, 
क्या सीखेंगे - चुम्बक के गुण के सम्बन्ध में धारणा 


सामान्य निर्देश : विवरण के अनुसार कार्य स्वयं करें, कार्य पृष्ठों के रिक्‍त स्थानों की पूर्ति अपने शब्दों में करें । कार्यपृष्ठ शिक्षक/ 
शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के समह में किया जा सकता है । 
आवश्यक उपकरण :- * छड़ चुम्बक (2/) * थर्मोकोल के टुकड़े-(2) * पेंसिल * बाल्टी -1 


ee Me ` विवरण क्या हुआ लिखो 


एक जल से भरी बाल्टी के ऊपर दो 
अलग अलग थर्मोकोल के टुकड़ों पर 
एक पेंसिल एवं दूसरे पर एक छड़ 
चुम्बक स्थिर पूर्वक रखकर तैरा देंगे । 


कोई अन्तर दिखा क्या ? 
बाल्टी घुमा-घुमा कर देखो क्या 
होता है । 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ" तो कैसे? 
इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्न हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


(12) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 
कार्य पृष्ठ संख्या - 13 


कक्षा - अष्टम 
विषय - भौतिक विज्ञान विद्यालय का नाम 
मुख्य इकाई - चुम्बक कार्य करने वाले विद्यार्थियों के नाम (दस से अधिक नहीं) 


उप इकाई - चुम्बक का आणविकत्व 
क्या सीखेंगे - चुम्बकीकरण के सम्बन्ध में धारणा बनेगी 


कार्य विवरण 


टेस्ट ट्यूब में कुछ लौह चूर्ण भरा गया ।एक , 2 
कम्पस के सामने लाया गया | a Zi MB 
एक छड़ चुम्बक को टेस्ट ट्यूब के Y | 
चित्रानुसार एक छोर से दूसरे छोर तक रणड़ा | 

णया | 

अब टेस्ट ट्यूब का एक छोर चुम्बक के दूसरे 

धुव के सामने लाया गया | 

इसके बाद टेस्ट ट्यूब का एक छोर चुम्बक के 

अन्य धुव के सामने लाया गया | 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ तो कैसे? 
इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्न हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


(13) 


कार्य के माध्यमं से विज्ञान 
कार्य पृष्ट संख्या 14 
कक्षा - अष्टम 
विषय - भौतिक विज्ञान 
मुख्य इकाई - स्थिर विद्युत 5 
उप इकाई - घर्षण के फलस्वरूप विद्युत की उत्पत्ति 
क्या सीखेंगे - घर्षण से विद्युत की उत्पत्ति के सम्बन्ध में |. 
धारणा बनेगी 


सामान्य निर्देश : विवरण के अनुसार कार्य स्वयं करें, कार्य पृष्ठं के रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने शब्दों में करें । कार्यपृष्ठ शिक्षक/ 
शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के में किया जा सकता है । 


एक प्लास्टिक की बोतल एवं एक बैलून 
लिया जया I 
अब प्लास्टिक की बोतल के निचले हिस्से 


से सटी दीवार पर छोटा सा छिद्र करने 

के पश्चात उस छिद्र को सामयिक रूप से 

बन्द कर बोतल में जल भर देंगे । ह 
बैलून को फुलाकर उसके मुंह को धागे से बाँध दिया गया " 
तथा उसे कई बार कुर्ते (शर्ट) से रगड़ा गया। अब कुर्ते (शर्ट) से रगड़ी 
गयी बैलून को बोतल के छिद्र द्वारा निकलती हुई जल की धारा के 
समीप लाया गया ı 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ- तो कैसे? 
इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्न हैं तो उन्हे लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


नोट - 1) अच्छा होगा अगर सिल्क का कुर्ता या ऊनी कपड़े पहने हों । 
2) सर्दी का समय इस परीक्षण के लिये अधिक उपयुक्‍त है । 
(14) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 
कार्य पृष्ठ संख्या - 15 
कक्षा - अष्टम 
विषय - भौतिक विज्ञान 
मुख्य इकाई - चुम्बक 
उप इकाई - चुम्बक का गुण 
क्या सीखेंगे - चुम्बक के दैशिक गुण के सम्बन्ध में 
धारणा 


सामान्य निर्देश : विवरण के अनुसार कार्य स्वयं करें, कार्य पृषठों के रिक्‍त स्थानों की पूर्ति अपने शब्दों में करे | कार्यपृष्ठ शिक्षक/ 
शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के समूह में किया जा सकता है । 


आवश्यक उपकरण :- * पोस्टकार्ड/कठोर कार्ड * छड़ चुम्बक-1 * धागा 


कार्य विवरण 


एक पुराने पोस्टकार्ड या सख्त कार्ड को M वजा 
काटकर झूला बना लिया गया | 
2. एक छड़ चुम्बक पूर्व-पश्‍चिम दिशा में झूले 
पर रख दिया गया । 
3. अब चुम्बक को घुमा दिया गया जिसके 4 चुम्बक 
फलस्वरूप चुम्बक का जो सिरा उत्तर की YA 
तरफ था वह दक्षिण की तरफ हो जाये । 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ तो कैसे? 


इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रशन हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


(15) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 
कार्य पृष्ठ संख्या - 16 
कक्षा - अष्टम 
विषय - भौतिक विज्ञान 
मुख्य इकाई - चुम्बक 
उप इकाई - विद्युत चुम्बक 
क्या सीखेंगे - विद्युत चुम्बक के गुण सम्बन्ध में धारणा 


सामान्य निर्देश : विवरण के अनुसार कार्य स्वयं करें, कार्य पृष्ठों के रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने शब्दों में करे | कार्यपृष्ठ शिक्षक/ 
शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के समह में किया जा सकता है । 


आवश्यक उपकरण :- * इन्सुलेटेड ताँबे का तार * आलपिन * बैटरी-1 * कच्चे लोहे की कील * कम्पस * प्लास्टिक टयूब 


कार्य विवरण 


इंसुलेटेड तबे का तार लिया गया तथा उसे कच्चे 
लोहे की कील पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
कुछ अन्तर पर लपेट दिया गया। 


. ताँबे के तार के दोनों स्वतंत्र सिरों को बैटरी से 
_ जोड़ दिया जया। मलल 
कुछ आलपिन और कम्पस कील के सामने रखा (RR) 


गया | क्‍या देखा गया ? 
अब प्लास्टिक की नली में लोहे की कील डाल कर आलपिन और 
कम्पस नली के सामने रखे गये | 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ- तो कैसे? 


इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्न हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


(16) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 
कार्य पृष्ठ संख्या - 17 


कक्षा - अष्टम 
विषय - भौतिक विज्ञान विद्यालय का नाम 
मुख्य इकाई - धारा विद्युत कार्य करने वाले विद्यार्थियों के नाम (दस से अधिक नहीं) 


उप इकाई - विद्युत का प्रवाह 
क्या सीखेंगे - विद्युत का प्रवाह एवं आयन के सम्बन्ध में 
धारणा 


सामान्य निर्देश : विवरण के अनुसार कार्य स्वयं करे, कार्य पृष्ठो के रिक्‍त स्थानों की पूर्ति अपने शब्दों में करें । कार्यपृष्ठ शिक्षक/ 
शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के समूह में किया जा सकता है । 
आवश्यक उपकरण :- * तार के ठुकड़े-3 * डिस्टिल्ड वाटर * बैटरी (होल्डर के साथ) * साधारण नमक * टार्च का बल्ब-1 * 
चीनी सिरका / एसिटिक एसिड 


एक तार का टुकड़ा लिया गया एवं उसे बैटरी 
और टार्च के बल्ब से जोड़ा गया। 

बैटरी का अन्य सिरा दूसरे तार से एवं बल्ब 
के साथ तीसरे तार को जोड़ा गया। 


द्वितीय एवं तृतीय तार के स्वतंत्र सिरों को 

पात्र में रखे डिस्टिल्ड वाटर में डुबो दिया गया। 

अब डिस्टिल्ड वाटर में नमक मिलाकर इसमें [ 

होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान देंगे | 

नमक के बदले चीनी या सिरका जल में मिलाकर यह देखेंगे कि 
कोई परिवर्तन होता है कि नहीं । 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ तो कैसे? 


इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्न हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


(17) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 
कार्य पृष्ठ संख्या - 18 
कक्षा - अष्टम 
विषय - भौतिक विज्ञान 
मुख्य इकाई - आक्सीकरण एवं अवकरण 
उप इकाई - आक्सीकरण 
क्या सीखेंगे - हाइड्रोजन या कोई विद्युत घनात्मक अवयव 
के वियोग से आक्सीकरण होता है 


सामान्य निर्देश : विवरण के अनुसार कार्य स्वयं करे, कार्य पृष्ठों के रिक्‍त स्थानों की पूर्ति अपने शब्दों में करे । कार्यपृष्ठ शिक्षक/ 
शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के में किया जा सकता है । 
आवश्यक उपकरण :- * पोटेशियम आयोडाइड (तनुद्रव) * तनु हाईड्रोक्छोरिक एसिड * 10% हाईड्रोजन पराक्साइड * स्टार्च/ 
भात का माड़/आलू का टुकड़ा ; 


एक छोटे काँच के ग्लास में 50 ०.०. पोटेशियम आयोडाइड घोल 
लिया गया । 

उसमें 10 बूँद तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला गया | 

अब इसमें बूँद-बूँद कर के 10% हाइड्रोजन परांक्साइड डाला 


गया । 


स्टार्च घोल को बूँद-बूँद कर के उपरोक्त घोल में डाला गया । रंग में 
कोई परिवर्तन हुआ क्या ? 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ- तो कैसे? 
इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्‍न हैं तो उन्हे लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


(18) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 
कार्य पृष्ठ संख्या - 19 
कक्षा - अष्टम 
विषय - भौतिक विज्ञान 
मुख्य इकाई - अम्ल, भस्म और क्षार 
उप इकाई - अम्ल और क्षार के गुण 
क्या सीखेंगे - अम्ल और क्षार के गुणों के सम्बन्ध में धारणा 


शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के में किया जा सकता है । 


आवश्यक उपकरण :- * तनु अम्ल का घोल और तनु क्षार का घोल * सूखा जवा (फूल के साथ) - 1 * खाने वाला सोडा * 
हल्दी चूर्ण 


कार्य विवरण 


एक चम्मच (प्रायः 5 सी. सी.) बाथरूम साफ करने वाला एसिड लेकर 
उसमें एक कप जल मिलाकर तनु अम्ल का घोल तैयार किया गया | 
एक चम्मच (प्रायः 3 ग्राम) खाने वाला सोडा लेकर उसे एक कप जल 
में भली भाँति मिला कर तनु क्षार का घोल तैयार करेंगे । 

2-3 सूखे जवा फूल को कूट कर जल (प्रायः 25 सीसी.) में डाला गया। 
अब (4-5 ग्राम) हल्दी चूर्ण को 25 सी. सी. जल में डालकर अच्छी तरह 
से मिलाया गया । 

यदि लिटमस कागज या फेनाप्थालीन या मिथाइल आरेंज उपलब्ध हो 
तो इन्हें बूँद-बूँद करके तनु अम्ल और तनु क्षार (5-10 सी.सी.) में 
डालो । 

अब पहले तैयार किया गया तनु अम्ल और तनु क्षार के घोल को 
अलग-अलग पात्रों में लेकर उसमे जवा फूल के घोल को डालेंगे और 
पुनः अलग अलग पात्रों में तनु अम्ळ और क्षार के घोल को लेकर उनमें 
हल्दी चूर्ण के घोल को बूँद-बूँद कर डालो | 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ तो कैसे? 


इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रशन हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 
(19) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 
कार्य पृष्ठ संख्या - 20 
कक्षा - अष्टम 
विषय - भौतिक विज्ञान 
मुख्य इकाई - स्थिर - विद्युत 
उप इकाई - घर्षण से विद्युत आवेश की उत्पत्ति 
क्या सीखेंगे - एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को विकर्षित 
करते हैं 


सामान्य निर्देश : विवरण के-अनुसार कार्य स्वयं करे, कार्य पृष्ठो के रिक्‍त स्थानों 
शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के 


आवश्यक उपकरण :- * बैलून-2 * सिल्क के कपड़े का टुकड़ा * धागा * लकड़ो का स्केल/लकड़ो का लम्बा ठुकड़ा-1 


कार्य विवरण 


1. दो बैलून लिये गये । 

2. दोनों बैलून को फुलाकर उनके मुँह को धागे से बाँधकर, एक स्केल के 
एक सिरे से दोनों बैलून को पास-पास बाँधकर लटका दिया गया | 

दोनों बैलून को अलग करके एक सिल्क के कपड़े से रगड़ा गया | 


की पूर्ति अपने शब्दों में करें । कार्यपृष्ठ शिक्षक/ 
मूह में किया जा सकता है | 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ. तो कैसे? 


इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्‍न हैं तो उन्हे लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


(20) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 
कार्य पृष्ठ संख्या - 21 
कक्षा - अष्टम 
विषय - भौतिक विज्ञान 
मुख्य इकाई - चुम्बक 
उप इकाई - चुम्बकीय प्रेरण 
कया सीखेंगे - चुम्बकीय प्रेरण किन किन कारकों पर निर्भर 
करता है 


सामान्य निर्देश : विवरण के अनुसार कार्य स्वयं करें, कार्य पृष्ठों के रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने शब्दों में करें । कार्यपृष्ठ शिक्षक/ 
शिक्षिका को जमा करें | कार्य दस विद्यार्थियों के समूह में किया जा सकता है । 
आवश्यक उपकरण :- * दो छड़ चुम्बक * एक चुम्बकीय पदार्थ * लोहे के कई छोटे पिन * एक पतला चौकोना लकड़ो का टुकरा 


कार्य विवरण 


दो चुम्बक लिये गये । दोनों ही चुम्बकों के एक निर्दिष्ट ga को अलग- 
अलग से एक चुम्बकीय पदार्थ के समीप लाये गये । 

दोनों चुम्बकों के निर्दिष्ट ga से अधिकतम आकर्षित होकर लटकते हुए 
पिनों की संख्या की गणना की गयी । 

चुम्बक और चुम्बकीय पदार्थ के बीच पतले काठ का तख्ता रखा गया, 
उसके पश्चात चुम्बकीय पदार्थ द्वारा आकर्षित पिनों की संख्या में कोई 
परिवर्तन हुआ कि नहीं इसका निरीक्षण किया गया । 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हॉ तो कैसे? 


इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रशन हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


७९) * W275 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 

कार्य पृष्ठ संख्या - 22 

कक्षा - अष्टम 

विषय - भौतिक विज्ञान 

मुख्य इकाई - उष्मा, तापकम एवं उष्मा का संचार 

उप इकाई - उष्मा का संचार 

कया सीखेंगे - सुचालक वस्तुओं से उष्मा संचारित होती है 
एवं संचारित उष्मा, उष्मा की स्रोत के दूरी पर 
निर्भर करती है 


शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के में किया जा सकता है । 
आवश्यक उपकरण :- * लोहे का एक राड/सब्जी बनाने वाली छोलनी (धातु की बनी हुई) * कपड़े का एक टुकड़ा * लकड़ी 
की कई काठियाँ * मोम/मोमबत्ती 


कार्य विवरण 


लोहे की राड या घातु की छोलनी के एक सिरे को कपड़े से लपेट लिया 
गया । 

अब जलते हुए मोम (पिघली हुई मोम) से काठी के मुहँ को डुबोकर कई 
काठियों को राड/छोलनी के ऊपर समान दूरी पर लगा देंगे । 


अब कपड़े से लिपटे सिरे को हाथ से पकड़कर दूसरे सिरे को मोमबत्ती 
की लौ के ऊपर रख कर गरम किया गया । 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ- तो कैसे? 


इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्‍न हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


(22) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 
कार्य पृष्ठ संख्या - 23 


कक्षा - अष्टम 
विषय - भौतिक विज्ञान विद्यालय का नाम 
मुख्य इकाई - उष्मा, तापमान तथा उष्मा का संचार कार्य करने वाले विद्यार्थियों के नाम (दस से अधिक नहीं) 


उप इकाई - उष्मा का सुचालक एवं कुचालक पदार्थ 

कया सीखेंगे - किन-किन पदार्थो से होकर उष्मा का संचार 
आसानी से होता है एवं किन-किन पदार्थो से 
होकर उष्मा का संचार सम्भव नहीं है 


नमक. ee में करें | कार्यपृष्ठ शिक्षक/ 


सामान्य निर्देश : विवरण के अनुसार कार्य स्वयं करें, कार्य पृष्ठों के रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने १ 
शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के में किया जा सकता है । 
आवश्यक उपकरण :- * काँच की एकपरखनली * ताँबे का तार * बर्फ का टुकड़ा * मोमबत्ती/स्पिरिट लैम्प * परखनली का 
होल्डर | 


0 विवरण 


a एक की परखनली लिया गया । बर्फ का 
टुकड़ा Aa के तार द्वारा लपेटा गया | 
2 तॉँबे के तार द्वारा लपेटे बर्फ के टुकड़े को 


\ 
3. इसके बाद जल द्वारा परखनली के प्राय: पूरे ब N 


परखनली के अन्दर नीचे की तरफ रखा गया | कबे के कर 
भाग को\भर दिया गया | 


4. इसके बाद परखनली को हाथ से पकड़ कर परखनली को थोड़ा (45°) 
तिरछा करके रखा गया | 

5. इसी अवस्था में परखनली के ऊपरी हिस्से को जलती हुई मोमबत्ती 

(सम्भव होने पर स्पिरिट लैम्प द्वारा आग जलाकर) द्वारा गर्म किया 

या | 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हॉ तो कैसे? 


इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्न हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


(23) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 
कार्य पृष्ठ संख्या - 24 


कक्षा - अष्टम 
विषय - भौतिक विज्ञान विद्यालय का नाम कर 4 
मुख्य इकाई - घारा विद्युत कार्य करने वाले विद्यार्थियों के नाम (दस से अधिक नहीं) 


उप इकाई - विद्युत धारा के ऊपर प्रतिरोध का प्रभाव 
क्या सीखेंगे - चालक की लम्बाई बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है 


सामान्य निर्देश : विवरण के अनुसार कार्य स्वयं करें, कार्य पृष्ठं के रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने शब्दों में करे । कार्यपृष्ठ शिक्षक! 
शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के समूह में किया जा सकता है । 
आवश्यक उपकरण :- * एक जोड़ा इन्सुलेटेड ताँबे का तार (तार पतले होंगे) * बैटरी (होल्डर सहित)-1 * एक टार्च का बल्ब 
* दो पेन्सिल - एक छोटी एवं एक बड़ी 

प्रस्तुति - दोनों पेन्सिलों के दोनों तरफसे ग्रेफाइट निकाला गया। 


1. सर्वप्रथम लम्बी पेन्सिल के दोनों तरफके 
ग्रेफाइट वाले छोरों के साथ बैटरी एवं टार्च 
के बल्ब जोड़ कर Circuit सम्पूर्ण किया 
गया। बल्ब के प्रकाश की तीव्रता का 
निरीक्षण करें। 

2. लम्बी पेन्सिल को खोल दिया गया | 

3. छोटी पेन्सिल के दोनों तरफ के ग्रेफाइट वाले छोरों के साथ बैटरी एवं 
ठार्च के बल्ब जोड़कर फिर से पहले की तरह कार्य किया गया। फिर से 

बल्ब के प्रकाश की तीव्रता का निरीक्षण करें । 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ- तो कैसे? 


इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्न हैं तो उन्हे लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


(24) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 
कार्य पृष्ठ संख्या - 25 


कक्षा - अष्टम 
विषय - भौतिक विज्ञान ] विद्यालय का नाम 
मुख्य इकाई - रासायनिक प्रतिकिया के प्रकार कार्य करने वाले विद्यार्थियों के नाम (दस से अधिक नहीं) 


उप इकाई - उष्मा दायक रासायनिक प्रतिकिया 
क्या सीखेंगे - रासायनिक प्रतिकिया द्वारा उष्मा की उत्पत्ति 
होती है- धारणा बनेगी 


अपने शब्दों में करें । कार्यपृष्ठ शिक्षक/ 


सामान्य निर्देश विवरण के अनुसर कार्य स्वयं करें, कार्य पृष्ठे के रिक्त स्थानों की 
शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के में किया जा सकता है । 


आवश्यक उपकरण :- * छोटी मिट्टी की एक हाँड़ी * मिट्टी का ढक्कन * थोड़ी मात्रा मे अनबुझा चूना (020) * जल 


छोटी मिट्टी की हांड़ी में अनबुझा चूना भरकर रखेंगे। ढक्कन द्वारा ढक 
देंगे । 
इसके बाद दो ग्लास जल हांड़ी में डालेंगे तथा ढक देंगे । 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ तो कैसे? 


इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्न हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


(25) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 


कार्य पृष्ठ संख्या - 26 दिल्नाक£-.......... 0 
कक्षा - अष्टम 

विषय - भौतिक विज्ञान विद्यालय का नाम 

मुख्य इकाई - कार्बन कार्य करने वाले विद्यार्थियों के नाम (दस से अधिक नहीं) 


उप इकाई - कार्बन-डाई-अक्साइड तैयार करना 
क्या सीखेंगे - कक्षा में कार्बन-डाई-अक्साइड गैस तैयार करने 
के सम्बन्ध में धारणा बनेगी 


सामान्य निर्देश : विवरण के अनुसार कार्य स्वयं करें, कार्य पृष्ठों के रिक्‍त स्थानों की पूर्ति अपने शब्दों में करें | कार्यपृष्ठ शिक्षक/ 
शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के में किया जा सकता है । 


आवश्यक उपकरण :- * एक छोटी 200 मिली प्लास्टिक की जल की बोतल * नींबू का रस (5 चम्मच) * खाने वाला सोडा 


कार्य विवरण 


1. एक 200 मिली बोतल में 5 चम्मच नींबू का रस (साइट्रिक एसिड) 
लिया गया । 

2. इसके बाद बोतल में थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल कर बोतल के मुँह 

को ढक्कन द्वारा बन्द करके अच्छी तरह से दो तीन बार हिलाया गया । 


क्या हुआ लिखो 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ तो कैसे? 


इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्न हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


(26) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 
कार्य पृष्ठ संख्या - 27 


कक्षा - अष्टम 
विषय - भौतिक विज्ञान विद्यालय का नाम 
मुख्य इकाई - चुम्बक कार्य करने वाले विद्यार्थियों के नाम (दस से अधिक नहीं) 


उप इकाई - चुम्बकीय प्रेरण 
कया सीखेंगे - चुम्बकीय प्रेरण, क्षणिक उष्मा देने से चुम्बकत्व 
लुप्त हो जाता है 


सामान्य निर्देश : विवरण के अनुसार कार्य स्वयं करें, कार्य पृष्ठो के रिक्‍त स्थानों की पूर्ति अपने शब्दों में करें । कार्यपृष्ठ शिक्षक/ 
शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के समूह में किया जा सकता है । 


आवश्यक उपकरण :- * छड़ चुम्बकं-1 * सेफ्टीपिन - 3-4 * मोमबत्ती -1 


एक छड़ चुम्बक के पास कई सेफ्टीपिन एक के बाद एक 
लटकाया गया । 

छड़ चुम्बक को हटा लिया गया | 

छड़ चुम्बक के पास सेफ्टीपिन को पुनः लटकाया गया एवं एक मोमबत्ती 


की सहायता से सबसे नीचे वाले सेफ्टीपिन को गर्म किया गया | 
सबसे नीचे वाले सेफ्टीपिन के ठण्डा होने पर पुनः चुम्बक के पास ले 


जाया गया । 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ- तो कैसे? 


इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्न हैं तो उन्हें लिख : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


(27) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 

कार्य पृष्ठ संख्या - 28 दिनांक .................. 
कक्षा - अष्टम 
विषय - भौतिक विज्ञान | विद्यालय का नाम 

मुख्य इकाई - स्थिर विद्युत कार्य करने वाले विद्यार्थियों के नाम (दस से अधिक नहीं) 
उप इकाई - सुचालक एवं कुचालक 

क्या सीखेंगे - सभी पदार्थों के मध्य से विद्युत प्रवाहित नहीं 

होती-इस विषय में धारणा बनेगी 


सामान्य निर्देश : विवरण के अनुसार कार्य स्वयं करें, कार्य पृष्ठो के रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने शब्दों में करें । कार्यपृष्ठ शिक्षक 
शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के समूह में किया जा सकता है । 

आवश्यक उपकरण :- * नाइलॉन/प्लास्टिक की कंघी-1 * कागज के कुछ टुकड़े * रबर का दस्ताना (ग्लव्स) -1 * सिल्क के 
कपड़े का एक दुकड़ा 


fo Ue | 
1. नाइलॉन/प्लास्टिक की कंघी को 
दस्ताने (ग्लव्स) से पकड़ कर सिल्क 
के कपड़े के ढुकड़े से रणड़ा गया | 
2. इसी अवस्था में कंघी को कागज के 
टुकड़ों के पास लाया गया | 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ तो कैसे? 


इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रशन हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


(28) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 
कार्य पृष्ठ संख्या - 29 


कक्षा - अष्टम 
विषय - जीवन विज्ञान विद्यालय का नाम 
मुख्य इकाई - पाचन तंत्र कार्य करने वाले विद्यार्थियों के नाम (दस से अधिक नहीं) 


उप इकाई - मुख गुहा में खाद्य पदार्थों का पाचन 

कया सीखेंगे : विद्यार्थी सीखेगें की लार ग्रंथियों से ख़ावित 
पाचक रसों में उपस्थित विकरों द्वारा उबले 
शक्करकंद में उपस्थित स्टार्च ग्लूकोज में 
परिवर्तित होता है 

सामान्य निर्देश : विवरण के अनुसार कार्य स्वयं करें, कार्य पृष्ठो के रिक्‍त स्थानों की पूर्ति अपने शब्दों में करें । कार्यपृष्ठ शिक्षक/ 

शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के समूह में किया जा सकता है। 


आवश्यक उपकरण :- * पावरोटी * द्रव आयोडिन * पात्र - 2 


अल्प मात्रा में पावरोटी को अल्प मात्रा जल में अच्छी तरह से मसल 
दिया गया और माँड (स्टार्च) बनाया गया | 

2. पुनः पहले के समान मात्रा में पावरोटी उसी मात्रा में जल में भीगोकर 
उसे मुँह में चबाया गया। माँड के पाचन के उपरान्त जब वह मीठा लगने 
लगा, उसे बाहर निकाला गया । 

3. इन दोनों माँड को दो अलग-अलण पात्रों में रखा गया और उन्हें “ए” 
(हाथ से मसला हुआ माड), “बी? (मुख में चबाया माड) नाम दिया 
गया । 

4. अब दोनों पात्रों में समान मात्रा में (कुछ बूँदे) आयोडिन द्रव डाला 

गया । 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ तो कैसे? 


इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रशन हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


(29) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 


कार्य पृष्ठ संख्या - 30 दिनांकः.............. अ 
कक्षा - अष्टम 

विषय - जीवन विज्ञान विद्यालय का नाम 

मुख्य इकाई - पौधों के कायकीय कार्यो का परीक्षण। कार्य करने बाले विद्यार्थियों के नाम (दस से अधिक नहीं) 


उप इकाई - परासरण 

क्या सीखेंगे - परासरण के समय दो अलग-अलग 
संद्रतावाले घोलों को' यदि किसी अर्द्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा 
अलग किया जाये तो कम घनत्व बाले द्रव का घोलक अधिक 
घनत्व वाले द्रव में प्रवेश कर उस घोलक का परिमाण बढ़ा 
देता है, उस संदर्भ में जानकारी होगी 


कार्य विवरण 


. Sa के एक ग्लास में आधा भाग स्वच्छ जल लेते हैं। 

2. इस ग्लास में कुछ किसमिस डाल देते हैं । 

3. कुछ समय पश्चात्‌ इन किसमिस को दूसरे ग्लास में रखा 
गया | 

4. दूसरे ग्लास में चीनी का गाढ़ा घोल (रसगुल्ले का रस) डाला 
गया । 

5. प्रत्येक दशा में किसमिस में हो रहे परिवर्तनों का अवलोकन 

किया जायेगा । 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ- तो कैसे? 


इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रशन हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


(30) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 


कार्य पृष्ठ संख्या - 31 दिनाक nn. 
कक्षा - अष्टम 

विषय - जीवन विज्ञान विद्यालय का नामं....................... RER 

मुख्य इकाई - कायिक कार्यो का परीक्षण, पर्यवेक्षण एवं कार्य करने वाले विद्यार्थियों के नाम (दस से अधिक नहीं) 


Rei... Fee 1. sten se FO त 
अ.इकाई - परिवहन...” „° ७० 0. eons 1 | DOERR BETRETEN BIN SERIEN use 
क्या सीखेंगे - पौधों में जाइलम वहिनियों द्वारा रसारोहण |  ......................“ | ननन 

होता है... 0 51 52000 11०18 यण नकर लकर विकन. 


सामान्य निर्देश : विवरण के अनुसार कार्य स्वयं करें, कार्य पृष्ठो के रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने शब्दों में करें | कार्यपृष्ठ शिक्षक/ 
शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के समूह में किया जा सकता है । 


आवश्यक उपकरण :- * फूल सहित रजनीगंधा की एक शाखा * जल * एक ब्लेड * जल रखने की प्लास्टिक की एक बड़ी 


Rn... Bee विवरण 


प्लास्टिक के बोतल में आधा से अधिक पानी भर 
लेंगे। 
आलता की कुछ बूँद जल में मिला देंगे | 


रजनीगंधा की शाखा के निचले हिस्से को बोतल 
के लाल पानी में डुबोयेंगे | 

कुछ समय पश्चात्‌ पौधे को बाहर निकालकर 
उसकी शाखा को एक तरफ ब्लेड से लम्बवत 
काटेंगे | 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ तो कैसे? 


इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्न हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


(31) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 
कार्य पृष्ठ संख्या - 32 


कक्षा - अष्टम 
विषय - जीवन विज्ञान विद्यालय का नाम 
मुख्य इकाई - जीवन की इकाई कार्य करने वाले विद्यार्थियों के नाम (दस से अधिक नहीं) 


उप इकाई - जंतु कोशिका का पर्यवेक्षण 

क्या सीखेंगे - प्रारुपिक जंतु कोशिका का आकार, आकृति, 
कोशिका द्रव्य, केन्द्रक एवम्‌ कोशिका झिल्ली 
का पर्यवेक्षण करेंगे 


आवश्यक उपकरण :- * ठुथपिक/दियासलाई की काठी * स्लाईड * जल * मेथिलिन ब्लू (यदि उपलब्ध हो) * सहज में उपलब्ध 
सरल सूक्ष्मदर्शी 


, निचले होंठों को खींचकर, दियासलाई की एक स्वच्छ काठी द्वारा होंठ के 
निचले भाग से लार सहित कुछ हिस्सा निकाल लिया गया। | 
. अब लारसहित कोशिकाओं को एक स्वच्छ स्लाईड पर एक पतली परत | 
के एक में फैला दिया गया और कवर स्लिप से दबा दिया गया | 
, स्लाइड को 3-4 मिनट तक सुखाया गया, उसके उपर मेथिलिन ब्लू की 
कुछ बूँदे डाली गई (मेथिलिन ब्ळू के बिना भी कार्य 


संपादित हो सकता है) । A 
. इस अवस्था में 4-5 मिनट रखने के बाद स्लाइड को Sa न 
हल्की जल धारा से धो दिया गया । र 


, अब स्लाइड की कोशिकाओं को सरलता से उपलब्ध सरल या यौगिक 
सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा गया । 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ तो कैसे? | 
इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्न हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


(32) | 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 
कार्य पृष्ठ संख्या - 33 


कक्षा - अष्टम 
विषय - जीवन विज्ञान विद्यालय का नाम 
मुख्य इकाई - मनुष्य की शारीरिक संरचना कार्य करने वाले विद्यार्थियों के नाम (दस से अधिक नहीं) 


उप इकाई - संवहन तंत्र 

क्या सीखेंगे - संकुचन एवम्‌ प्रसार के माध्यम से हृदय पिण्ड 
की लयबद्ध गति के संबंध मे जानकारी प्राप्त 
होगी 


सामान्य निर्देश : विवरण के अनुसार कार्य स्वयं करें, कार्य पृष्ठो के रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने शब्दों में करें । कार्यपृष्ठ शिक्षक/ 
शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के समूह में किया जा सकता है । 
आवश्यक उपकरण :- * प्लास्टिक का एक छोटा फनेल * एक बैलून * फनेल के नलिकाकार भाण के खाली भाग की तरफ 


लगा हुआ १२" लम्बा पतले रबर का नल * रबर बैंड या धागा * कैंची 
क्या हुआ लिखो क्यों हुआ 


छोटे फनेल के नलिकाकार खाली भाग पर रबर के नल को जोर से 

बाँधो । 

2. बैलून को काटकर फनेल के Als वाले भाग की तरफ फैलाकर रबर बैंड 
या धागे सें बाँध दो । 

3. अब रबर के नल के मुक्त भाग को अपने कान के छिद्र के पास लाओ 
और फनेल के चौड़े बैलून लगाये हुए भाग को अपने मित्र के छाती पर 
बॉयी तरफ लगाओ । 

4. टीक इसी प्रकार अपनी छाती पर फनेल के चौड़े वाले भाग को रखकर 
अपने मित्र से आवाज सुनने को कहो । 

5. ` तत्‌पश्चात पाँच मिनट तक हल्की दौड़ लगाकर पुनः इस यंत्र को अपने 
कान और छाती के पास लगाओ और अपने मित्र से भी तुम्हारे छाती 

पर यंत्र लगाकर आवाज सुनने को कहो । 

आवाज में कोई परिवर्तन सुनाई पड़ा या नहीं लिख । 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ तो कैसे? 


इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्न हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


(33) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 
कार्य पृष्ठ संख्या - 34 दिनांक :.......... ० 
कक्षा - अष्टम 
विषय - जीवन विज्ञान विद्यालय का नाम 
मुख्य इकाई - पौधों की कायिक कियाओं का परीक्षण । कार्य करने वाले विद्यार्थियों के नाम (दस से अधिक नहीं) 
उप इकाई - मूलरोम द्वारा पौधों में जल अवशोषण की 
प्रकिया 
क्या सीखेंगे - प्रयोग द्वारा पौधें में जल अवशोषण पद्धति के 
विषय में जानकारी होगी 


| 


सामान्य निर्देश : विवरण के अनुसार कार्य स्वयं करें, कार्य पृष्ठो के रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने शब्दों में करें । कार्यपृष्ठ शिक्षक 
शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के समूह में किया जा सकता है । 


नवोद्‌भिद्‌ को इस प्रकार मिट्टी से निकाला गया ताकि उसके जड़ को 

काई हानि न पहुँचे । 

2. नवोद्भिद्‌ की जड़ों को भली प्रकार साफ किया गया । 

3. काँच की शीशी में जल भरा गया | 

4. नवोदभिद्‌ की जड़ों को कार्क के मध्य से इस प्रकार डाला गया ताकि 
जड़ जल में डूबी रहें। 

5. वाष्पीकरण रोकने हेतु शीशी के जल पर तेल की कुछ बूँदे डाल दी जाती 
हैं तथा कार्क से शीशी को ठीक ढंग से बंद कर दिया जाता है। 

6. शीशी में जल की मात्रा के बराबर चिह्न लगाया गया। 

7. इस दशा में शीशी को कुछ दिन वायु एवं प्रकाशपूर्ण वातावरण में रखा 

गया। 

जल के तल में हो रहे परिवर्तन पर ध्यान दिया गया। 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ तो कैसे? 


इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्न हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


(34) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 
कार्य पृष्ठ संख्या - 35 
कक्षा - अष्टम 
विषय - जीवन विज्ञान विद्यालय का नाम 
मुख्य इकाई - पौधों की कायिक कियाओं का परीक्षण। कार्य करने वाले विद्यार्थियों के नाम (दस से अधिक नहीं) 
उप इकाई - विसरण- की परीक्षा 
क्या सीखेंगे - द्रव पदार्थों में होने वाले विसरण को परीक्षण 

द्वारा प्रमाणित करेंगे 


सामान्य निर्देश विवरण के अनुसार कार्य स्वयं करे, कार्य पृष्ठो के रिक्‍त स्थानों की पूर्ति अपने शब्दों में करें । कार्यपृष्ठ शिक्षक/- 
शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के समूह में किया जा सकता है । 


आवश्यक उपकरण :- * एक स्वच्छ ग्लास * थोड़ा जल * एक ड्रापर 


ग्लास में कुछ जल लेकर उसमें ड्रापर के माध्यम से एक बूँद स्याही 
डाली गयी । 

इस स्थिति में ग्लास को स्थिर अवस्था में रखकर जल और स्याही में 
होनेवाले परिवर्तन को देखा गया। 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है कया? यदि हॉ. तो कैसे? 


इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्न हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 
(35) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 

कार्य पृष्ठ संख्या - 36 

कक्षा - अष्टम 

विषय - जीवन विज्ञान 

मुख्य इकाई - पौधों की कायिक कियाओं का परीक्षण। 

उप इकाई - वाष्पोत्सर्जन 

क्या सीखेंगे - पौधों के मूलरोम द्वारा अवशोषित प्रयोजन के 
अतिरिक्त जल बाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर 
निकाला जाता है-प्रमाणित करेंगे 


सामान्य निर्देश : विवरण के अनुसार कार्य स्वयं करें, कार्य पृष्ठं के रिक्‍त स्थानों की पूर्ति अपने शब्दों में करे । कार्यपृष्ठ शिक्षक 
शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के समूह में किया जा सकता है । 


आवश्यक उपकरण :- * गमला सहित एक हरा पौधा * स्वच्छ पॉलीथीन का यैला * जल * धागा 


/ 


गमलें में रखे एक हरे पौधे की जड़ों में जल डालकर सूर्य के प्रकाश में 
रखा गया | 

2. एक स्वच्छ पॉलिथिन के थेले द्वारा पौधे को ढैंक दिया गया । 

3. पौधे के तने के निचले भाग से पालिथिन बैग के मुँह को धागे से जोर 
से बाँध दिया गया | 

पूरे उपकरण को सूर्य के प्रकाश में एक घंटा रखा गया | 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ- तो कैसे? 


इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्न हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


(36) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 
कार्य पृष्ठ संख्या - 37 


कक्षा - अष्टम 
विषय - जीवन विज्ञान विद्यालय का नाम 
मुख्य इकाई - जीवन को इकाई कार्य करने वाले विद्यार्थियों के नाम (दस से अधिक नहीं) 


उप इकाई - कोशिका के संबंध में जानकारी 
क्या सीखेंगे - पादप कोशिका के संबंध में जानकारी होगी 


सामान्य निर्देश : विवरण के अनुसार कार्य स्वयं करें, कार्य पृष्ठों के रिक्‍त स्थानों की पूर्ति अपने शब्दों में करें । कार्यपृष्ठ शिक्षक/ 
शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के समूह में किया जा सकता है । 
आवश्यक उपकरण :- * एक प्याज * स्ळाइड / काँच का टुकड़ा * लेंस / आवर्धन ताल (मैग्नीफाइंग लेंस)/साघारण सूक्ष्मदर्शी 


1. एक प्याज के बाहरी छिलके को हटा दिया गया। शल्कपत्रो को अलग 
किया गया । 

2. अलग किये गये शल्क पत्रों को बीचोंबीच से तोड़ने पर यह देखा जायेगा 
कि एक पतला आवरण बाहर आ रहा है । इस आवरण को जल से गीले 
किये गये काँच के स्लाइड पर दबाब देकर ढूठे हुए दोनों भागों को दो 
दिशाओं में खींचा जायेगा, फलतः स्लाईड के ऊपर एक पतली परत 
लगी रह जायेगी | 

3. अब स्लाइड के ऊपर लगी इस परत को आवर्धन ताल या सरल 

सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखो । 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ तो कैसे? 


इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्न हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


(37) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 


कार्य पृष्ठ संख्या - 38 दिनांक... 
कक्षा - अष्टम 

विषय - जीवन विज्ञान विद्यालय का नाम 

मुख्य इकाई - जीवन की इकाई कार्य करने वाले विद्यार्थियों के नाम (दस से अधिक नहीं) 
उप इकाई - पादप एवम्‌ जंतु कोशिका के विभिन्न कोशिकांग 


और उनके कार्य 

क्या सीखेंगे - कोशिका के विभिन्न कोशिकांगों के नाम, पादप 
एवम्‌ जंतु कोशिका के विशिष्ट कोशिकांगों के 
विषय में जानकारी होगी 


सामान्य निर्देश : विवरण के अनुसार कार्य स्वयं करें, कार्य पृष्ठो के रिक्‍त स्थानों की पूर्ति अपने शब्दों में करें । कार्यपृष्ठ शिक्षक/ 


शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के समूह में किया जा सकता है । 
आवश्यक उपकरण :- * मोटा कागज (चार्ट पेपर) * स्केच पेन * सेफ्टीपिन (आलपिन) 


कार्य विवरण 


शिक्षार्थी मैदान में दो समूहों में विभक्त होकर खड़े होंगे । एक दल का 

नाम “पादप? और दूसरे दल का नाम “जंतु” रखा गया । 

2. प्रत्येक दल के एक सदस्य की पीठ पर 'केब्द्रक' लिखा कागज चिपकाया 
गया। ‘ig’ दल के एक सदस्य की पीठ पर 'सेन्द्रोसोम' एवम्‌ “पादप 
दल के कुछ सदस्यों की पीठपर 'प्लास्टिड' लिखा कागज लगा दिया 
गया । 

3. दोनों दलों के सदस्यों की पीठ पर कोशिका के अन्य कोशिकांगों के नाम 
कागज पर लिखकर चिपकाये गये । पादप कोशिका में “कोशिका 
farferer’ एवम्‌ "कोशिका झिल्ली” नाम से भी सदस्य रहेंगे। जंतु कोशिका 
में केवल कोशिका झिल्ली नाम से सदस्य रहेंगे । 

4. तत्‌पश्चात्‌ दोनों दलों के सदस्य पादप एवम जंतु कोशिका में अपने 
स्थान के अनुसार खड़े होंगे। ' 

5. पादप कोशिका में 'प्लास्टिड' और जंतु कोशिका में 'सेन्ट्रोसोम' दिखाई 

देंगे । "कोशिका गह्नर' के प्रतिनिधि “पादप” दल के सदस्य एक साथ 

एवम्‌ जंतु दल के प्रतिनिधि एक साथ बिखरी अवस्था में खड़े होंगे । 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ- तो कैसे? 


इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्‍न हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 
(38) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 
कार्य पृष्ठ संख्या - 39 
कक्षा - अष्टम 
विषय - जीवन विज्ञान विद्यालय का नाम 


मुख्य इकाई - पादप एवम्‌ जंतु की पहचान कार्य करने वाले विद्यार्थियों के नाम (दस से अधिक नहीं) 
उप इकाई - जंतुओं के पहचान के लक्षण 

व्या सीखेंगे - लक्षणों के आघार पर जंतु को पहचानने में 
सक्षम होंगे 


के काय खय कर कार्य पृछ के रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने शब्दों में करें । कार्यपृष्ठ शिक्षक/ 
शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के में किया जा सकता है । 


आवश्यक उपकरण :- * आठवीं कक्षा के पाठ्यकम में शामिल किये गये सभी प्राणियों एवम्‌ पौधों का चित्र, * कार्ड बोर्ड 


क्या पाया लिखो 


Tea 5 विवरण 


1. कक्षा के शिक्षार्थी दो दलों में विभक्त होंगे। एक दल विभिन्न प्राणियों के 
लक्षणों (तीन करके) को कार्ड बोर्ड पर लिखेगा | अन्य दल प्राणियों के 
नाम लिखेणा | 

2. प्रथम दल किसी एक कार्ड से प्राणी का लक्षण बोलेगा | अन्य दल उस 
लक्षण के अनुरूप प्राणी का नाम लिखा चित्र दिखायेगा एवम्‌ उस प्राणी 
का नाम क्यों प्रस्तावित किया गया है, बताएगा | 

3. इसी प्रकार पौधों के लक्षण एवम्‌ नाम्‌ लिखकर शिक्षार्थी यह कार्य कर 
पायेंगे । 

प्रश्नों के सही अत्तर देने पर अंक दिये जायेंगे । 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ तो कैसे? 


इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्न हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


टिप्पणी - पहला दल पाठ्यक्रम में शामिल जंतु एवं पौधों की विशेषता और दूसरा दल उनके चित्र संग्रह करेंगे | 


(39) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 
कार्य पृष्ठ संख्या - 40 दिनांक ........... 06 
कक्षा - अष्टम 
विषय - जीवन विज्ञान 
मुख्य इकाई - मानव शरीर की बनावट 
उप इकाई - संवहन तंत्र 
क्या सीखेंगे - हृदय पिण्ड की लयबद्धता के विषय में जानकारी 
होगी 


पूर्ति अपने शब्दों में करें । कार्यपृष्ठ शिक्षक/ 


सामान्य निर्देश : विवरण के अनुसार कार्य स्वयं करें, कार्य पृष्ठो के रिक्त स्थानों की 
शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के में किया जा सकता है । 


आवश्यक उपकरण :- * घड़ी 


क्या पाया लिखो 


अपने दाँये हाथ की तर्जनी एवम्‌ मध्यमा को अपने बाँये हाथ की कलाई 
के ऊपर दो बड़ी शिराओं के बाँयी तरफ रखो । 

क्या कोई कंपन अनुभूत हो रहा है ? 

गिनकर देखो कि एक मिनट में कितने बार कंपन की अनुभूति हो रही 
है । 


यह कंपन क्या है, समझ पा रहे हो? दूसरे हाथ में क्या इसी प्रकार के 
कंपन की अनुभूति हो रही है या नहीं देखो । 

थोड़ा दौड़ने पर या परिश्रम करने पर कंपन की गति में कोई परिवर्तन 
हो रहा है या नहीं गिनकर देखो । 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ तो कैसे? 


इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्न हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


(40) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 
कार्य पृष्ठ संख्या - 41 
कक्षा - अष्टम 
विषय - भूगोल 
मुख्य इकाई - प्राकृतिक भूगोल 
उप इकाई - चट्टान 
क्‍या सीखोंगे - अवसादी चट्टानों का स्तर विन्यास 


सामान्य निर्देश : विवरण के अनुसार कार्य स्वयं करें, कार्य पृष्ठो के रिक्‍त स्थानों की पूर्ति अपने शब्दों में करे । कार्यपृष्ठ शिक्षक/ 
शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के में किया जा सकता है । 


आवश्यक उपकरण :- * पत्थरों के ठुकड़े, कंकड़, रेत या घूल * शीशे का बड़ा जार - पानी भरा हुआ 


कार्य विवरण 


1. पानी से लगभग भरे शीशे का जार, पत्थर के टुकड़े, 
कंकड़, रेत, धूल इत्यादि टेबल के ऊपर रखे गये । 

2. पत्थर के टुकड़े, कंकड़, रेत और धूल अच्छी तरह से [5 
मिलाये गये और उस मिश्रण को पानी भरे हुए जार 
में डाला गया । 

3. अब इस मिश्रण को कई बार हिलाया गया । 

मिश्रण में हो रहे परिवर्तन को देखा गया । 


क्या हुआ लिखो 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ तो कैसे? 


इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्न हैं तो उन्हें लिख : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


(41) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 


कार्य पृष्ठ संख्या - 42 दिनांक 1... र 0 


कक्षा - अष्टम | 
विषय - भूगोल विद्यालय का नाम । 
मुख्य इकाई - प्राकृतिक भूगोल कार्य करने वाले विद्यार्थियों के नाम (दस से अधिक नहीं) 


उप इकाई - अवसादी चट्टान 
क्या सीखोंे - जीवाश्म की उत्पत्ति के बारे में धारणा 


सामान्य निर्देश : विवरण के अनुसार कार्य स्वयं करे, कार्य 
शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के 


एक टेबल के उपर पिच बोर्ड का बाक्स 
रखा गया । 

2. बाक्स में गीली मिट्टी डालकर उसे दबाया 
गया और फैलाया गया । मिट्टी पर 
प्लस्टिक की मछली को दबाकर चिपका 
दिया गया। 

3. अब मछली को गीली मिट्टी से पूरी तरह ढँक कर ऊपर से चौतरफा 
दबाव दिया गया | 

अब मिट्टी के ऊपरी स्तर को हटाकर मछली को बाहर किया गया | 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ- तो कैसे? 


इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्न हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


(42) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 


कार्य पृष्ठ संख्या - 43 
कक्षा - अष्टम 
विषय - भूगोल विद्यालय का नाम 
कार्य करने वाले विद्यार्थियों के नाम (दस से अधिक नहीं) 


मुख्य इकाई - प्राकृतिक भूगोल 
उप इकाई - पृथ्वी की वायु दाब पेटियाँ 
क्यो सीखेंगे - उष्ण वायु हल्की व उर्द्धगामी होती है - यह 


जानकारी प्राप्त करना 


कार्यपृष्ठ शिक्षक/ 


कार्य पृष्टों के रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने शब्दों में करें । का 
में किया जा सकता है । 


| मामान्य निशा : विवरण के अनुसार कार्य स्वयं करे, का 
शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियो के 


एक लकड़ी की छड़ी * धागा * मोमबत्ती 


आवश्यक उपकरण :- * दो थार्मोकोल की गेंदे * 


Be | विवरण 


लकड़ी की छड़ी के दोनों किनारों पर थर्मोकोल 
की दो गेंदें लटका देंगे । 
2. छड़ी को इस तरह से रखना होगा जिससे 


दोनों तरफ का भार बराबर ज्ञो 

3. किसी भी एक गेंद के नीचे मोमबत्ती जलाकर 
इस तरह रखो, जिससे मोमबत्ती की लौ से 
गेंद न जले | 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता हे क्या? यदि हाँ तो कैसे? 


इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्न हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


(43) 


कार्य के माध्यम. से विज्ञान 
कार्य पृष्ठ संख्या - 44 


कक्षा - अष्टम 
विषय - भूणोल विद्यालय का नाम 
मुख्य इकाई - प्राकृतिक भूगोल कार्य करने वाले विद्यार्थियों के नाम (दस से अधिक नहीं) 


उप इकाई - स्थाई वायु प्रवाह 

क्या सीखेंगे - पृथ्वी की दैनिक गति के कारण स्थाई वायु 
प्रवाह की गति में विक्षेप होता है (फेरेल का 
नियम) 


सामान्य निर्देश : विवरण के अनुसार कार्य स्वयं करें, कार्य पृष्ठों के रिक्‍त स्थानों 
शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के 


की पूर्ति अपने शब्दों में करें | कार्यपृष्ठ शिक्षक/ 
मूह में किया जा सकता है । 


आवश्यक उपकरण :- * ग्लोब * सिरिन्ज * रंग मिला हुआ पानी - २ प्रकार का 


ग्लोब को तीव्र गति से पश्चिम से पूर्व की ओर 
घुमाओ । 
उत्तरी गोलाई के किसी भी स्थान पर रंग मिला 


हुआ पानी सीरिन्ज की सहायता से धीरे-धीरे डालो 
ग्लोब को उल्टा करके (उत्तरी धुव दक्षिण की ओर 
रहेगा) पूर्व से पश्चिम को ओर घुमाकर अलग रंग 
का पानी डालो । 

अब ज्लोब को सीधा करके पकड़ो । 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ तो कैसे? 


इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्न हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


(44) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 


कार्य पृष्ठ संख्या - 45 

कक्षा - अष्टम 

विषय - भूणोल 

मुख्य इकाई - पृथ्वी के अन्तर भाग और भू-पटल 

उप इकाई - चट्टान व खनिज 

क्या सीखेंगे - चट्टानों की विशेषता का निर्धारण और उनकी 
पहचान 


—____ 


सामान्य निर्देश : विवरण के अनुसार कार्य स्वयं करे, कार्य 
शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के 


आवश्यक उपकरण :- * भिन्न-भिन्न चट्टानों के एकत्रित नमूने * आवर्धन ताल * छोटा हथौड़ा 


टेबल के उपर चदूटानों का विभिन्न नमूने सजा कर रखो । 
चट्टानों का रंग अलग अलग करके लिखो | 

चट्टानों में अलग अलग स्तर है कि नहीं देखो । 

चट्टानों को हथौड़े से तोड़ने का प्रयास करो । 

हाथ में लेकर चट्टानों को अनुभव करो । 

लेन्स के द्वारा चट्टानों के दाने के आकार परखने का प्रयास करो । 


७ ७ + 00 [७:-+ 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हॉ. तो कैसे? 


इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्न हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


(45) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 

कार्य पृष्ठ संख्या - 46 दिनांक ................ आ 
कक्षा - अष्टम 
विषय - परिवेश परिचय विद्यालय का नाम 
मुख्य इकाई - परिवेश समीक्षा कार्य करने वाले विद्यार्थियों के नाम (दस से अधिक नहीं) 
उप इकाई - सूक्ष्म परिस्थितिक तंत्र 
क्या सीखेंगे - एक सूक्ष्म परिस्थितिक तंत्र के सजीव एवम्‌ 

निर्जीव अवयवों के संबंध में जानकारी होगी 


सामान्य निदेश : विवरण के अनुसार कार्य स्वयं करें, कार्य पृष्ठों के रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने शब्दों में करें । कार्यपृष्ठ शिक्षक 
शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के में किया जा सकता है । 
आवश्यक उपकरण :- * आवर्घन ताल (मैञ्रीफाइंग लेंस) * शीशी * चाकू * मापक स्केल * कॉपी (पुस्तिका) / कलम * पन्नी 


(पॉली बेग) * रस्सी (सूतली) 


अपने घर या विद्यालय के पास स्थित किसी तालाब/ गङ्ढा/(पार्क)/ 

जंगल/बागान/खेल का मैदान या अन्य किसी स्थान पर जाओ । 

2. जिस जगह की परिस्थितिक तंत्र को देखना चाहते हो उस जगह के 
पर्यवेक्षण क्षेत्र की लम्बाई-चौड़ाई चिक्लित करो । 

3. पर्यवेक्षण का समयकाल एवम्‌ दिन के मौसम के विषय में लिखकर 
रखो । 

पर्यवेक्षण क्षेत्र में किस प्रकार के प्राणी, पौधे दीखे उनके नाम लिखो । 

5. आवर्धन ताल (मैग्लीफाइंग लेंस) की सहायता से देखकर लिखो कि 
इलाके में छोटे-छोटे प्राणी हैं या नहीं । 

6. मिट्टी का भली प्रकार निरीक्षण करो, उसके लक्षण लिखो एवम्‌ उसका 
नमूना पत्नी (पॉली बैग) में भर कर रखो । 

7. पर्यवेक्षण इलाके में यदि जल है तो उसका नमूना लो । 

8. विद्यालय आकर मिट्टी एवम्‌ जल के नमूने को यदि संभव हो तो 

सूक्ष्मदर्शी से देखो और क्या दिखा लिखो । 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ तो कैसे? 
इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्न हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 
(46) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 
कार्य पृष्ठ संख्या - 47 
कक्षा - अष्टम 
विषय - परिवेश परिचय 
मुख्य इकाई - परिवेश समीक्षा 
उप इकाई - वृक्ष के छाल की विशेषता 
क्या सीखेंगे - छाल के लक्षण के आधार पर पौधों की पहचान 
कर पायेंगे 


सामान्य निर्देश : विवरण के अनुसार कार्य स्वयं करें, कार्य पृष्ठों के रिक्‍त स्थानों की पूर्ति अपने शब्दों में करें । कार्यपृष्ठ शिक्षक/ 
शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के समूह में किया जा सकता है । 
आवश्यक उपकरण :- * आवर्धन ताल (मैग्नीफाइंग लेंस) * सफेद पृष्ठ (कागज) * मोम पेंसिल * पुस्तिका - कलम * चाकू 


पास के इलाके में जितने भी बड़े वृक्ष दिखाई पड़ते हों, उनके पास जाओ =, 


और प्रत्येक वृक्ष के छाल के रंग, गंघ, इत्यादि के विषय में पुस्तिका में 
उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हाँ तो कैसे? 


लिखो । 

2. वृक्ष की छाल पर हाथ फेरकर उसके लक्षणों को लिखो । 

3. वृक्ष के छाल के ऊपर एक हाथ से सफेद कागज रखकर दूसरे हाथ से 
सफेद कागज के ऊपर मोम-पेंसिल रणड़ेंगे । 

4. विभिन वृक्षों की छाल के छापों की तुलना करो । 


इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्‍न हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


(47) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 


कार्य पृष्ठ संख्या - 48 

कक्षा - अष्टम 

विषय - परिवेश परिचय विद्यालय का नाम 

मुख्य इकाई - परिवेश समीक्षा कार्य करने वाले विद्यार्थियो के नाम (दस से अधिक नहीं) 


उप इकाई - जल 
क्‍या सीखेंगे - इलाके के पीने योग्य जल की प्रकृति के विषय 
में जानकारी होगी 


सामान्य निर्देश : विवरण के अनुसार कार्य स्वयं करें, कार्य पृष्ठों के रिक्‍त स्थानों की पूर्ति अपने शब्दों में करें । कार्यपृष्ठ शिक्षक! 
शिक्षिका को जमा करें । कार्य दस विद्यार्थियों के समूह में किया जा सकता a 


आवश्यक उपकरण :- * पुस्तिका * पेंसिल * स्वच्छ शीशी * लेबेल 


1. अपने घर या विद्यालय के आसपास के एक इलाके का चयन करो । 

2. उस इलाके में कितने परिवार निवास करते हैं, उन परिवारों में सदस्य 
संख्या कितनी है पुस्तिका में लिखो । 

3. प्रत्येक परिवार के पीने के जल का खोत क्या है तथा घर के अन्य कार्यो 
में व्यवहृत जल का स्रोत क्या है उसकी जानकारी हासिल कर पुस्तिका 
में लिखो । 

4. इलाके की समीक्षा कर जल के जितने प्रकार के स्रोतों के संबंध में 

जानकारी प्राप्त हुई उनके नमूने एकत्रित कर उन पर लेबेल लगाओ | 

विद्यालय आकर इन सभी जल के नमूनों को सूक्ष्मदर्शी से देखो । 


उपरोक्त कार्य किसी अन्य विधि द्वारा किया जा सकता है क्या? यदि हॉ. तो कैसे? 


इस विषय में अगर तुम्हारे कोई प्रश्न हैं तो उन्हें लिखो : 


शिक्षक/शिक्षिका के विचार : 


(48) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 
-: शिक्षार्थी के कार्य का सतत्‌ एवं सर्वांगीण मूल्यांकन :- 


पश्चिम बंग मध्य शिक्षा पर्षद अनुमोदित विद्यालय में मूल्यांकन की रूपरेखा निर्देशित करके जो विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है, उसमें 
सष्ट उल्लेख हे कि मौखिक परीक्षा के स्थान पर प्रोजेक्ट कार्यों के लिए अंक दिये जा सकते हैं (विज्ञप्ति संख्या SSA/226/08, दिनांक 
29/12/2008) 

इसलिए प्रस्ताव किया जाता है कि भौतिक विज्ञान, जीवन विज्ञान और भूगोल विषयों के लिए कुल 30 अंकों की मौखिक परीक्षा 
के स्थान पर प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए सहायक पुस्तिका के मूल्यांकन-पत्र का प्रयोग किया जा सकता है । 


प्रत्येक कार्य सामूहिक तौर पर करने को कहा गया है। शिक्षार्थी सामूहिक तौर पर कार्य करने के बावजूद कार्य के संबंध में पर्यवेक्षण 
एवं कारणों के बारे में अकेले अथवा समूह के अन्य शिक्षार्थियों के साथ विचार-विमर्श कर अपने कार्य-पृष्ठ पर अपनी भाषा में 
लिखें | वैकल्पिक परीक्षा पद्धति एवं इस कार्य के संबंध में शिक्षार्थी अकेले ही लिखेंगे । 


शिक्षक/शिक्षिका शिक्षार्थियों के प्रत्येक कार्य मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित सामर्थ्यों के बारे में 8, 8, 0, 0, - इन चार मानकों 
के आधार पर पारदर्शिता निर्देशित करेंगे । 

क) समूह के अन्य लोगों के साथ मिलकर कार्य करने का सामर्थ्य । 

ख़) प्रत्येक कार्य या कार्य के विभिन्न स्तर पर आन्तरिकता, कार्य निष्ठा, उद्यम एवं नियमित भागीदारी का सामर्थ्य । 

1) समूह के नेतृत्व का सामर्थ्य । 

य) परीक्षा / पर्यवेक्षण का विशेष सामर्थ्य । 

$) तथ्य / परिणाम विश्लेषण का सामर्थ्य । 

1) समस्या समाधान का सामर्थ्य । 

5) सुचिन्तित मतप्रदान का सामर्थ्य । 

ज) सटीक और स्पष्ट रूप से वाक्य गठन का सामर्थ्य । 

झ) कार्य को दूसरी तरह से करने के लिए वैकल्पिक पद्धति लिखने का सामर्थ्य | 

ज्ञ) कार्य के संबंध में सटीक प्रश्‍न करने का सामर्थ्य । 

१ = बहुत अच्छा, 8 = अच्छा, 0 = मध्यम, D = संतोषजनक नहीं । 

शिक्षक इन चार मानकों के आधार पर ग्रेड प्रदान करेंगे और कार्य सम्पादन करने के मामले में शिक्षार्थी के प्राप्त गेड के औसत 


अनुरूप शिक्षार्थी का मूल्यांकन करेंगे । 


(क) 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 


कार्य पृष्ठ EEE. आ a rer pen ra किम शिक्षक/शिक्षिका के | अभिभावक का 
: सामर्थ्य | सामर्थ्य | सामर्थ्य | सामर्थ्य | सामर्थ्य | सामर्थ्य | सामर्थ्य | सामर्थ्य | सामर्थ्य | सामर्थ्य 
= else | 
1 ove वळ व ER “| 


= — BE ER | 
2 कक 51 EE “SBM 
3 लात वल्या कल बिली शह गवळे 

जातत कुक 


RT 0... 

MERE 25% कक! eh DIN 
Vad ० कम ald sas LO 
(5 हज Bl PN ie ae क था मी 


SN SR 
>lol[N 


N 
SQ 


कार्य के माध्यम से विज्ञान 


(ग) 


STATE COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH & TRAINING (W.B.) FE 


25/3, Ballygunge Circular Road, Kolkata 700 019 4 
e-mail:edusearch253@yahoo.com x 


